रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 


HINuuuN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I - खण्ड 1 


PART I — Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 372 ] 
No. 372] 


नई दिल्ली , मालपा , 

नई दिल्ली , मंगलवार , नवम्बर 26 , 2019 / अग्रहायण 5 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY , NOVEMBER 26 , 2019 / AGRAHAYANA 5, 1941 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
( व्यापार उपचार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2019 

सं . 45 / 2015 - 2020 
विषय : प्रक्रिया पुस्तक 2015 - 2020 के अध्याय 6 और परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 6ड . में संशोधन के संबंध 


में । 


फा . सं . 01 / 92 / 180 / 22 / एएम - 20 / पीसी - VI. - समय - समय पर यथा - संशोधन विदेश व्यापार नीति, 2015- 2020 के पैरा 1.03 के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एत्दद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015 - 20 के अध्याय 6 और परिशिष्ट एवं आयात -निर्यात 
प्रपत्र के परिशिष्ट 6ड. में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित सशोधन करते हैं : 


(i) प्रक्रिया पुस्तक का पैरा 6.11 ( क ) : 


मौजूदा प्रावधान 


संशोधित प्रावधान 


ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी यूनिट अपने खातों को ठीक ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी यूनिट अपने खातों को ठीक ढंग 
ढंग से रखेगी और परिशिष्टों और एएनएफ के परिशिष्ट 6ड. के | से रखेगी और परिशिष्ट और एएनएफ के परिशिष्ट 6ड . के अनुलग्नक 
अनुलग्नक में यथानिर्धारित डिजीटल हस्ताक्षरित तिमाही और में यथानिर्धारित डिजीटल हस्ताक्षरित तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट विकास 
वार्षिक रिपोर्ट विकास आयुक्त / इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी | आयुक्त / इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग / जैव प्रौद्योगिकी 
विभाग / जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नामित अधिकारी तथा सीमाशुल्क विभाग के नामित अधिकारी तथा सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगी । 

प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगी । इसके अतिरिक्त , एसटीपी यूनिट 
एसटीपी में नामित अधिकारी को परिशिष्ट एवं आयात -निर्यात 
प्रपत्र के परिशिष्ट 6ड . के अनुलग्नक - VI में निर्धारित सेवा 


6124 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


निर्यात रिपोर्टिंग प्रपत्र (एसईआरएफ ) में परिशिष्ट एवं | 

आयात -निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 6 ड . के अनुलग्नक - ट में 
वर्गीकृत सेवाओं के संबंध में सेवा निर्यात की रिपोर्ट प्रत्येक माह 
प्रस्तुत करेगी । एसईआरएफ का उपयोग एसटीपी से सेवा निर्यात 
संबंधी सूचना प्राप्त करने तक सीमित रहेगा । 


(ii ) परिशिष्ट एवं आयात -निर्यात प्रपत्र का परिशिष्ट 6ड. : परिशिष्ट एवं आयात -निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 6ड. के खंड 6 और 7 के 
बीच खंड 6( क ) निम्नानुसार जोडा जाता है: 
" 6( क ), एसटीपी यूनिट एसटीपी में नामित अधिकारी को परिशिष्ट एवं आयात -निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 6ड. के अनुलग्नक - VI 
में निर्धारित सेवा निर्यात रिपोर्टिंग प्रपत्र ( एसईआरएफ ) में परिशिष्ट एवं आयात -निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 6 ड. के 
अनुलग्नक - V में वर्गीकृत सेवाओं के संबंध में सेवा निर्यात की रिपोर्ट प्रत्येक माह प्रस्तुत करेगी । एसईआरएफ का उपयोग 
एसटीपी से सेवा निर्यात संबंधी सूचना प्राप्त करने तक सीमित रहेगा । 
(iii ) परिशिष्ट एवं आयात –निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट - 6ड. के अनुलग्नक V और अनुलग्नक VI को अनुलग्नक IV के बाद 
जोड़ा जाता है । 
2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : एसटीपी को अनुलग्नक V में विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए सेवा निर्यात आंकड़ा प्राप्त करने के लिए 
अनुलग्नक VI में निर्धारित सेवा निर्यात रिपोर्टिंग प्रपत्र (एसईआरएफ ) प्रस्तुत करना होगा । 


अमित यादव, महानिदेशक , विदेश व्यापार 

एवं पदेन अपर सचिव 


अनुलग्नक V 


सेवा वर्गीकरण कोड के आधार पर सेवा निर्यात रिपोर्टिंग प्रपत्र हेतु वर्गीकरण 


क्र . सं . 


सेवा कोड 
99541 


99542 
99543 


99544 
99545 


|-NoFooNo|| 


99546 
99547 


विवरण 
भवनों की निर्माण सेवाएं 
सिविल इंजीनियरिंग कार्यों की सामान्य निर्माण सेवाएं 
साइट की तैयारी संबंधी सेवाएं 
प्रीफेब्रिकेटेड निर्माण संबंधी असेंबली और ढ़ाचा खड़ा करना 
विशेष व्यापार निर्माण सेवाए जैसे कि पाइल ड्राइविंग और फाउंडशन सेवाएं, भवन निर्माण और छत तैयार करने की 
सेवाएं , छत तैयार करने और वॉटरप्रूफिंग सेवाएं , कंक्रीट सेवाएं , स्ट्रक्चरल स्टील संरचना सेवाएं आदि । 
संस्थापन सेवाएं 
निर्माण पूरा करने और फिनिशिंग सेवाएं 
शुल्क / कमीशन या अनुबंध के आधार पर प्रदान की जाने वाली थोक व्यापार सेवाएं 
शुल्क / कमीशन या अनुबंध के आधार पर प्रदान की जाने वाली खुदरा व्यापार सेवाएं 
होटल, सराय, गेस्ट हाउस, क्लब आदि द्वारा आगंतुकों के लिए आवास सेवाएं, शिविर स्थल सेवाएं और मनोरंजन 
और छुट्टी शिविर सेवाएं 
छात्र निवासों में छात्रों के लिए अन्य आवास सेवाएं , छात्रावासों, शिविरों, पेइंग गेस्ट आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली 
आवास सेवाएं या अन्य कमरा या यूनिट आवास सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत न हों 


99611 
99621 


99631 


99632 


99633 


भोजन, खाद्य निर्मितियाँ, मद्य और गैर - मद्य पेय पदार्थ प्रदान करने संबंधी सेवाएं 


14. 
15. 


99641 
99642 
99651 


16. 


99652 


यात्रियों के लिए स्थानीय परिवहन और दर्शनीय स्थल परिवहन सेवाएं 
यात्रियों के लिए लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं 
माल की स्थल परिवहन सेवाएं 

माल की जल परिवहन सेवाएं 
| माल की वायु और अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं 
प्रचालकों के साथ या इनके बिना परिवहन वाहनों की किराए की सेवाएं 
कार्गों हैंडलिंग सेवाएं 
भंडारण और वेयरहाउसिंग सेवाएं 


| 17. 


99653 


18. 


99660 
99671 


10 


20 . 


99672 


[ भाग | - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


21. 


99673 


99674 


| रेलवे परिवहन के लिए सहायक सेवाएं 

सड़क परिवहन के लिए सहायक सेवाएं 
जल परिवहन ( तटीय, ट्रांस आशनिक और अंतर्देशीय जलमार्ग) के लिए सहायक सेवाएं 


99675 


| 24 . 


25. 


26 . 


99676 
99679 
99681 
| 99691 

99692 
99711 


| 27. 

28. 


29. 


30 . 


99712 


31. 


99713 
99714 


33. 


99715 
99716 


| 34. 
| 35. 


35. 


37 . 


38. 


99717 
99721 
99722 
99731 
99732 
997331 
997332 


| 39. 


39 


40 . 


41. 


42. 


997333 


43 . 


997334 


. 


997335 
997336 
997337 
997338 
997339 


हवाई या अतंरिक्ष परिवहन के लिए सहायक सेवाएं 
| अन्य सहायक परिवहन सेवाएं 

डाक और करियर सेवाएं 
बिजली और गैस वितरण सेवाएं 
जल वितरण और अन्य सेवाएं 
वित्तीय सेवाएं (निवश बैंकिंग, बीमा सेवाओं और पेंशन सेवाओं को छोड़कर ) 
निवश बैंकिंग सेवाएं 
बीमा और पेंशन सेवाएं ( पुन : बीमा सेवाओं को छोड़कर ) 
पुन बीमा सेवाएं 
वित्तीय सेवाओं के लिए सहायक सेवाएं ( बीमा और पेंशन के अलावा ) 
बीमा और पेंशन के लिए सहायक सेवाएं 
वित्तीय संपत्ति रखने की सेवाएं 
रियल एस्टेट सेवाएं, स्वामित्व या पट्टे पर संपत्ति सहित 
शुल्क / कमीशन के आधार पर या अनुबंध के आधार पर रियल एस्टेट सेवाएं 
ऑपरेटर के साथ या उसके बिना मशीनरी और उपरकणों के संबंध में पट्टे या किराये की सेवाएं 
अन्य सामानों से संबंधित पट्टे या किराये की सेवाएं 
कंप्यूटर साफ्टवेयर और डेटाबेस का उपयोग करने के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएं 
मौलिक फिल्मों, साउंड रिकॉडिंग, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम आदि को प्रसारित करने और दिखाने के अधिकार 
के लिए लाइसेसिंग सेवाएं 
मौलिक कला कृतियो को पुनः पेश करने के लिए अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएं 
पांडुलिपियों, पुस्तकों , पत्रिकाओं और पत्र - पत्रिकाओं के पुनर्मुद्रण और कॉपी करने के अधिकार के लिए लाइसेसिंग 
सेवाएं 
आर एंड डी उत्पादों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएं 
ट्रेडमार्क और फ्रेंचाइजी के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएं 
खनिजों के अन्वेषण और मूल्यांकन सहित इनके उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएं 
दूरसंचार स्पेक्ट्रम सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएं 
अन्य बौद्धिक संपदा उत्पादों और अन्य संसाधनों का उपयोग करने के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएं जो अन्यत्र 
वर्गीकृत न हों 
प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास सेवाएं 

सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास सेवाएं 
| अंतः विषयी अनुसंधान सेवाएं 
| मूल अनुसधान एव विकास 
कानूनी सेवाएं 
लेखाकंन, लेखा परीक्षा और बहीखाता सेवाएं 
कर परामर्श और तैयारी सेवाएं 
इन्सॉल्वेंसी एंड रिसीवरशिप सर्विसेज 
वित्तीय, कार्यनीतिक, मानव संसाधन , विपणन, संचालन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित प्रबंधन परामर्श और प्रबंधन 
सेवाएं 
जनसंपर्क सेवाओं सहित व्यापार परामर्श सेवाएं 
सूचना प्रौद्योगिकी ( आईटी ) परामर्श और सहायता सेवाएं 
सूचना प्रौद्योगिकी ( आईटी) डिजाइन और विकास सेवाएं 
होस्टिग और सूचना प्रौद्योगिकी ( आईटी) अवसंरचना का प्रावधान करने संबंधी सेवाएं 
आईटी अवसंरचना और नेटवर्क प्रबंधन सेवाएं 
अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत न हों 
वास्तुकला सेवाएं, शहरी और भूमि नियोजन और भूदृशय वास्तुकला सेवाएं 
अभियांत्रिकी सेवाएं 
वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी सेवाएं 
पशु चिकित्सा सेवाएं 


48. 


49 . 


99811 


50 . 


99812 


51 . 


99813 


52. 


53. 


54 


99814 
99821 
99822 
99823 
99824 


55 . 


56. 
57. 


998311 


58 . 


59 . 


998312 
998313 
998314 


61 . 


998315 


998316 
998319 


64. 


65 


99832 
99833 
99834 


66. 


67 . 


99835 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1] 


68. 


69 . 


99837 
99838 
99839 
99841 


70 . 


71. 


72. 


73. 


99842 
99843 
99844 


74. 


75 


99845 


76. 


99846 


77 


99851 


78. 


79 . 


99852 
99853 
99854 


80 


81 . 


99855 


| 82. 


99859 


83. 
84 . 


99 


99861 
99862 
99863 
99871 


86. 


99872 


| 89. 

90. 


99873 
99881 
99882 


91 . 


| 92 . 


99883 
99884 
99885 


A 


बाजार अनुसंधान और जनमत सर्वेक्षण सेवाएं 
फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और उनकी प्रोसेसिंग सेवाएं 
अन्य पेशेवर, तकनीकी और व्यावसायिक सेवाएं 
टेलीफोनी और अन्य दूरसंचार सेवाएं 
इंटरनेट दूरसंचार सेवाएं 
| ऑनलाइन कंटेंट सेवाएं 
समाचार एजेंसी सेवाएं 
पुस्तकालय और अभिलेखागार सेवाएं 
प्रसारण , प्रोग्रामिंग और कार्यक्रम वितरण सेवाएं 
कार्मिक खोज / परामर्श सेवा और श्रम आपूर्ति सेवा सहित रोजगार सेवाएं 
जांच और सुरक्षा सेवाएं 
| सफाई सेवा 
पैकेजिंग सेवाएं 
यात्रा व्यवस्था, टूर ऑपरेटर और संबंधित सेवाएं 
अन्य सहायता सेवाएं जो 99851, 99852 , 99853 , 99854 और 99855 में शामिल नहीं है 
कृषि, शिकार, वानिकी और मछली पकड़ने के लिए सहायता सेवाएं 
खनन के लिए सहायता सेवाएं 
बिजली, गैस और जल वितरण के लिए सहायता सेवाएं 
गढ़े हुए धातु उत्पादों, मशीनरी और उपकरणों की रख - रखाव और मरम्मत सेवाएं 
अन्य सामानों की मरम्मत सेवाएं 
संस्थापना सेवाएं (निर्माण के अलावा) 
अन्य लोगों के स्वामित्व वाले वास्तविक इनपुट ( माल ) पर खाद्य, पेय और तंबाकू विनिर्माण सेवाएं । 
दूसरों के स्वामित्व वाले वास्तविक इनपुट्स ( सामान ) पर वस्त्र, परिधान और चमड़े की विनिर्माण सेवाएं 
अन्य के स्वामित्व वाली भौतिक निविष्टि ( वस्तुएं) पर लकड़ी और कागज निर्माण सेवाएं पर 
अन्य के स्वामित्व वाली भौतिक निविष्टि ( वस्तुएं) पर पेट्रोलियम, रसायनिक और दवा उत्पाद की निर्माण सेवाओं 
अन्य के स्वामित्व में भौतिक निविष्टि ( वस्तुएं) पर रबड़, प्लास्टिक और अन्य अधातु खनिज उत्पाद की विनिर्माण 
सेवाएं 
अन्य के स्वामित्व वाली भौतिक निविष्टि ( वस्तुएं) पर मूल धातु की निर्माण सेवाएं 
अन्य के स्वामित्व वाली भौतिक निविष्टि ( वस्तुएं ) पर विरचित धातु उत्पाद, मशीनरी और उपकरण की विनिर्माण | 
सेवाएं 
अन्य के स्वामित्व वाली भौतिक निविष्टि ( वस्तुएं ) पर परिवहन उपकरण की निर्माण सेवाएं 
अन्य के स्वामित्व वाली भौतिक निविष्टि ( वस्तुएं) अन्य निमार्ण सेवाएं 
प्रकाशन, मुद्रण और पुनरूत्पादन सेवाएं 
मोल्डिंग, प्रेसिंग, स्टॅपिंग, एक्सट्ररूडिंग और समरूपी प्लास्टिक विनिर्माण सेवाएं 
कास्टिंग, फोर्जिंग , स्टेंपिंग और समान धातु की निर्माण सेवाएं 
शुल्क या अनुबंध के आधार पर मटीरियल रिकवरी (रिसाइकलिंग) सेवाएं 
| सरकार की प्रशासनिक सेवाएं 
पूर्ण समुदाय को प्रदान की गई लोक प्रशासनिक सेवाएं 
अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित प्रशासनिक सेवाएं 
पूर्व - प्राथमिक शिक्षा सेवाएं 
प्राथमिक शिक्षा सेवाएं 
माध्यमिक शिक्षा सेवाएं 
उच्चतर शिक्षा सेवाएं 
विशिष्ट शिक्षा सेवाएं 
अन्य शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाएं और शैक्षिक सहायता सेवाएं 
मानव स्वास्थ्य सेवाएं 
बुजुर्ग एवं विकलांग के लिए आवासीय देख -रेख सेवाएं 
आवास के साथ अन्य सामाजिक सेवाएं । 
बुजुर्ग और विक्लांग के लिए आवास रहित सामाजिक सेवाएं 
आवास सहित अन्य सामाजिक सेवाएं 
सिवरेज , सिवेज उपचार और सैप्टिक टैंक की सफाई सेवाएं 


94. 


99886 


95. 


99887 


96. 


99888 


97 . 
98. 


99889 
99891 
99892 


99 . 


100 . 


99893 
99894 


101. 
102. 
103. 


99911 
99912 
99913 


104. 


105. 


99921 
99922 


99923 


106. 
107 . 
108 . 
109. 


99924 
99925 
99929 


110 . 


111 . 


112 . 


113. 
114. 
115 . 


99931 
99932 
99933 
99934 
99935 
99941 


116 


[ भाग | - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


117. 
118. 


99942 
99943 


119 . 


99944 


120 . 


99945 
99949 


121. 
122 . 


99951 
99952 


| 123 . 


124 . 


99959 
99961 


125. 
126. 


99962 


127 . 


99963 
99964 


अपशिष्ट संग्रह सेवाएं 
अपशिष्ट उपचार और निपटान सेवाएं 
उपचार सेवाएं 
| स्वच्छता और समान सेवाएं 

अन्य पर्यावरण सेवाएं जो कहीं और वर्गीकृत नहीं है । 
व्यवसाय, नियोक्ता और पेशेवर संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं 
श्रमिक संघ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं 
अन्य सदस्यता संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं 
श्रव्य दृश्य और संबंधित सेवाएं 
निष्पादन कला और अन्य लाइव एंटरटेनमेंट इवेंट प्रेजेंटशन और प्रमोशन सेवाएं 
प्रदर्शक और अन्य कलाकारों की सेवाएं 
संग्रहालय और परिरक्षण सेवाएं 
खेल और मनोरंजनात्मक खेलों की सेवाएं 
एथलीट्स की सेवाएं और संबंधित सहायक सेवाएं । 
अन्य मनोरंजन और मनोरंजनात्मक सेवाएं 
धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएं 
सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं 
अन्त्येष्टि , दाह संस्कार और उपक्रम सेवाएं 
अन्य विविध सेवाएं जैसे एस्कॉर्ट सेवाएं आदि 
घरेलू सेवाएं 
राज्य क्षेत्रातीत सगठनों और निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं 


99965 


128. 
129 . 
130 . 
131. 


132. 


99966 
99969 
99971 
99972 
99973 


133. 


134. 


99979 


135 . 
136. 
137 . 


99980 
99990 


अनुलग्नक - VI 


सेवा निर्यात रिपोर्टिंग प्रपत्र 


सेवा और साफ्टवेयर निर्यात रिपोर्टिंग प्रपत्र 


भाग कः सामान्य सूचना खण्ड 


अनुरोध आईडी 
निर्यातक का नाम और पता 
( एसईजेड / एसटीपीआई इकाई ) 


एलओए संख्या 
| एसईजेड नाम / एसटीपीआई 
निदेशालय 
आवेदन की तिथि 


आईईसी कोड 
जीएसटीआईएन 
एलओए तिथि 
एसईजेड के लिए स्थान और | 
पोर्ट कोड 
रिपोर्टिंग माह 


भाग खः सेवा निर्यात ( आईटी और आईटी समर्थित सेवाएं ) 
ख 1: सॉफ्टवेयर निर्यात ( ऑफसाइट ) 


| देश 


मुद्रा 


ग्राहक | ग्राहक 
का नाम | का पता 


बीजक 
की तिथि 


संविदा / | साफटवेयर । बीजक 
अनुबंध प्रकार 
की संख्या 
और तिथि 


सॉफटवेयर | कटौती ( यदि | शुद्ध 
निर्यात का कोई है तो ) | निष्पाद्य 
मूल्य 

मूल्य 


ख 2: सॉफटवेयर निर्यात ( ऑनसाइट ) 


ग्राहक | ग्राहक । देश 
सं . | का का पता 

नाम 


संविदा / अनुबंध सॉफटवेयर | बीजक 

- बीजक | मुद्रा 
की संख्या और प्रकार 

की 
तिथि 

तिथि 


सॉफटवेयर | कटौती शुद्ध 
निर्यात का | (यदि कोई निष्पाद्य 
मूल्य है तो ) मूल्य 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I _ SEC . 1 ] 


ख 3: सॉफटवेयर से रॉयल्टी 


ग्राहक | ग्राहक । देश 
सं . | का | का पता 

नाम 


संविदा / अनुबंध साफटवेयर बीजक 
की संख्या और | प्रकार सं . 
तिथि 


बीजक मुद्रा 
की 
तिथि 


रॉयल्टी कटौती शुद्ध 

का ( यदि कोई निष्पाद्य 
| मूल्य है तो ) मूल्य 


भाग गः आईटी और आईटी समर्थित सेवाओं के अतिरिक्त सेवा निर्यात 


क्र . 


। 


सेवा 


| सेवा ग्राहक | ग्राहक । देश 

श्रेणी का | का का पता 
नाम नाम 


कोड 


संविदा / 
अनुबंध की 
संख्या और 
तिथि 


बीजक । 

बीजक - मुद्रा 
सं . तिथि 


निर्यात कटौती शुदृनिष्पाद्य 

( यदि मूल्य 
कोई है 


मूल्य 


तो ) 


*निर्यात सेवा श्रेणी के लिए कोड प्रधान मूल्य के तौर पर उपलब्ध होगा 


भाग घः निर्यातक की घोषणा 


इस संबंध में जारी निर्देशों / परिपत्रों / सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार, सेवाओं के निर्यात के लिए एसईजेड / एसटीपीआई इकाई द्वारा जारी 
सभी बीजकों का विवरण हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं । यहां यह उल्लेख किया जाता है कि ये सेवा निर्यात प्रत्यक्ष रूप से 
एसईजेड / एसटीपीआई इकाई से संबंधित है और एसईजेड / एसटीपीआई इकाई के निर्यात के रूप में माने जाने के योग्य है और निर्यात लाभ 
समय - समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्राप्त किया जाएगा । 

दिनांक 

नाम और पदनाम 


स्थान 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 


(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 26th November, 2019 

No. 45/ 2015 - 2020 
Sub : Amendment in Chapter 6 of the Handbook of Procedures 2015- 20 and Appendix 6E of Appendices & 

ANFs - regd . 

F. No . 01/92/180 /22/AM -20 /PC - VI.— In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign 
Trade Policy 2015 - 2020 , as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the 
following amendments in Chapter 6 of the Handbook of Procedures 2015 -20 and Appendix 6E of Appendices & ANFs 
with immediate effect : 


(I) Para 6.11 ( a) of HBP: 


Existing Provision 


Amended Provision 


EOU / EHTP / STP / BTP unit shall maintain proper | EOU / EHTP / STP / BTP unit shall maintain proper account , 
account, and shall file digitally signed quarterly and and shall file digitally signed quarterly and annual report as 
annual report as prescribed in Annexure to Appendix 6 E prescribed in Annexure to Appendix 6E of Appendices & 
of Appendices & ANFs to DC / Designated Officer in ANFs to DC / Designated Officer in MeitY / DoBT and 
DeitY | DoBT and Customs and Central Excise Customs and Central Excise authorities . In addition , STP 
authorities. 

unit shall file , every month , report of services exports in 
respect of the services classified in Annexure V of 
Appendix 6E of Appendices & ANFs in the Service 
Exports Reporting Form (SERF) prescribed in 


[ TT 1 - 905 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Annexure VI of Appendix 6E of Appendices & ANFs to 
the designated officer in STP . Use of SERF would be 
limited to capturing information on services exports from 
STPs. 


(II) Appendix 6E of Appendices & ANFs : Clause 6 ( A ) is added between clause 6 and 7 of Appendix 6E of Appendices 
& ANFs as under : 


“ 6 ( A ). 

STP unit shall file , every month , report of services exports in respect of the services classified in 
Annexure V of Appendix -6E in the Service Exports Reporting Form ( SERF ) prescribed in Annexure- VI of 
Appendix 6E of Appendices & ANFs to the designated officer in STP . Use of SERF would be limited to capturing 
information on services exports from STPs. 


(III) 


Annexure V and Annexure VI of Appendix -6E of Appendices & ANFs are added after Annexure IV . 


Effect of this Public Notice : STP will have to submit Service Exports Reporting Form (SERF) as in Annexure VI for 
capturing services exports data for the specified services as in Annexure V . 


AMIT YADAV , Director General of Foreign Trade 

& Ex -Officio Addl. Secy . 


Annexure V 


Classification for Service Exports Reporting Form based on Services Classification Code 


Sl. 


Service Code 


Description 


No. 


99541 
99542 
99543 
99544 
99545 


99546 
99547 
99611 
99621 
99631 


| Construction services of buildings 
General construction services of civil engineering works 
Site preparation services 
Assembly and erection of prefabricated constructions 
Special trade construction services like Pile driving and foundation services, Building framing & 
Roof Framing services, Roofing and waterproofing services , Concrete services, Structural steel 
erection services etc . 
Installation services 
Building completion and finishing services 
Wholesale trade services provided for a fee /commission or contract basis 
Retail trade services provided for a fee/ commission or contract basis 
Accommodation services for visitors by Hotels , INN , Guest House , Club etc ., Camp site services 
and Recreational and vacation camp services 
Other accommodation services for students in student residences, accommodation services 
provided by Hostels, Camps, Paying Guest etc . or other room or unit accommodation services 
n .e .c. 
Food , edible preparations , alcoholic & non -alcoholic beverages serving services 


| 99632 


99633 


13 . 
14 . 


15 


16 . 
17 . 


99641 
99642 
99651 
99652 
99653 
99660 
99671 
99672 
99673 
99674 


Local transport and sightseeing transportation services of passengers 
Long -distance transport services of passengers 
Land transport services of Goods 
| Water transport services of goods 
Air and space transport services of goods 
Rental services of transport vehicles with or without operators 
Cargo handling services 
Storage and warehousing services 
Supporting services for railway transport 
Supporting services for road transport 


19 


20 . 


21. 


22 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - SEC . 1 ] 


99675 


Supporting services for water transport ( coastal, transoceanic and inland waterways 


24 . 
25 . 


26 . 


27. 


28 . 


30 . 


31. 


32. 
33. 
34 . 


99676 
99679 
99681 
99691 
99692 
99711 
99712 
99713 
99714 
99715 
99716 
99717 
99721 
99722 
99731 
99732 
997331 
997332 


35 . 


36 . 
37 . 
38 . 


39 . 


40 . 


41 . 


42 . 
43 . 
44. 
45 . 
46 . 
47. 
48 . 


997333 
997334 
997335 
997336 
997337 
997338 
997339 


Supporting services for air or space transport 
| Other supporting transport services 
Postal and courier services 
Electricity and gas distribution services 
Water distribution and other services 

Financial services (except investment banking, insurance services and pension services ) 
| Investment banking services 

Insurance and pension services (excluding reinsurance services) 
| Reinsurance services 
Services auxiliary to financial services ( other than to insurance and pensions) 
Services auxiliary to insurance and pensions 
Services of holding financial assets 
Real estate services involving owned or leased property 
Real estate services on a fee / commission basis or contract basis 
Leasing or rental services concerning machinery and equipment with or without operator 
Leasing or rental services concerning other goods 
Licensing services for the right to use computer software and databases 
Licensing services for the right to broadcast and show original films, sound recordings, radio and 
television programme etc . 
Licensing services for the right to reproduce original art works 
Licensing services for the right to reprint and copy manuscripts , books , journals and periodicals 
Licensing services for the right to use R & D products 

Licensing services for the right to use trademarks and franchises 
| Licensing services for the right to use minerals including its exploration and evaluation 

Licensing services for right to use other natural resources including telecommunication spectrum 
Licensing services for the right to use other intellectual property products and other resources 
n . e . c 
Research and experimental development services in natural sciences and engineering 
Research and experimental development services in social sciences and humanities 

Interdisciplinary research services 
| Research and development originals 

| 
Legal services 
Accounting , auditing and bookkeeping services 
Tax consultancy and preparation services 
Insolvency and receivership services 
Management consulting and management services including financial, strategic , human 
resources, marketing, operations and supply chain management 
Business consulting services including public relations services 
Information technology (IT ) consulting and support services 
Information technology (IT ) design and development services 
Hosting and information technology ( IT ) infrastructure provisioning services 
IT infrastructure and network management services 
Other information technology services n .e .c 

Architectural services , urban and land planning and landscape architectural services 
| Engineering services 

Scientific and other technical services 
| Veterinary services 
Market research and public opinion polling services 
Photography & Videography and their processing services 
Other professional, technical and business services 
Telephony and other telecommunications services 


49 . 
50 . 
51. 
52 . 
53 . 
54. 
55. 
56 . 


99811 
99812 
99813 
99814 
99821 
99822 
99823 
99824 
998311 


57. 


58 . 


59 . 


60 . 


61. 


62 . 


63. 


64 . 
65 . 
66 . 


998312 
998313 
998314 
998315 
998316 
998319 
99832 
99833 
99834 
| 99835 

99837 
| 99838 
| 99839 
99841 


67 . 


68 . 
69. 
| 70 . 
71 . 


[ 11 1 - 2005 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


72. 
73 . 
74 . 
75 . 
76 . 
77 . 


78 . 
79 . 


80 . 


81. 
82. 
83 . 
84. 
85 . 
86 . 
87. 
88. 
89 . 
90 . 


99842 
99843 
99844 
99845 
99846 
99851 
99852 
99853 
99854 
99855 
99859 
99861 
99862 
99863 
99871 
99872 
99873 
99881 
99882 


91. 


99883 
99884 


92 . 


99885 


94 . 


99886 
99887 


95 . 


Internet telecommunications services 
On -line content services 
News agency services 
Library and archive services 
Broadcasting , programming and programme distribution services 
Employment services including personnel search / referral service & labour supply service 
Investigation and security services 
Cleaning services 
Packaging services 
Travel arrangement, tour operator and related services 
Other support services not included in 99851, 99852,99853 , 99854 and 99855 
Support services to agriculture, hunting, forestry and fishing 
Support services to mining 
Support services to electricity , gas and water distribution 
Maintenance and repair services of fabricated metal products , machinery and equipment 

Repair services of other goods 
| Installation services (other than construction ) 
Food , beverage and tobacco manufacturing services on physical inputs ( goods ) owned by others 
Textile , wearing apparel and leather manufacturing services on physical inputs ( goods ) owned by 
others 
Wood and paper manufacturing services on physical inputs ( goods) owned by others 
Petroleum , chemical and pharmaceutical product manufacturing services on physical inputs 
( goods ) owned by others 
Rubber , plastic and other non -metallic mineral product manufacturing service on physical inputs 
( goods) owned by others 
Basic metal manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others 
Fabricated metal product , machinery and equipment manufacturing services on physical inputs 
( goods ) owned by others 
Transport equipment manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others 
Other manufacturing services on physical inputs (goods ) owned by others 
Publishing, printing and reproduction services 
Moulding, pressing , stamping , extruding and similar plastic manufacturing services 

Casting , forging, stamping and similar metal manufacturing services 
| Materials recovery (recycling) services, on a fee or contract basis 

Administrative services of the government 
Public administrative services provided to the community as a whole 
Administrative services related to compulsory social security schemes 
Pre -primary education services 

cation services 
Primary education services 
Secondary Education Services 
Higher education services 
Specialized education services 
Other education & training services and educational support services 
Human health services 
Residential care services for the elderly and disabled 
Other social services with accommodation 
Social services without accommodation for the elderly and disabled 
Other social services without accommodation 
Sewerage, sewage treatment and septic tank cleaning services 
Waste collection services 
Waste treatment and disposal services 
Remediation services 
Sanitation and similar services 
Other environmental services not elsewhere classified. 


96 . 

99888 
97 . 99889 
98 . 99891 
99 . 99892 
100 . 99893 
101. | 99894 
102. | 99911 
103. | 99912 
104. 99913 
105 . 99921 
106 . | 99922 
107. 99923 
108 . 99924 
109 . 99925 
110 . | 99929 
111. | 99931 
112 . | 99932 
113 . 99933 
114 . 99934 
115 . 99935 
116 . 99941 
117 . 99942 
118 . 99943 
119 . 99944 
120 . | 99945 
121. 99949 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


122 . 99951 
123 . 99952 
124 . 99959 
125 . 99961 
126 . 99962 
127. 99963 
128 . | 99964 
129. 99965 
130 . 99966 
131. 99969 
132 . 99971 
133 . 99972 
134 . | 99973 
135 . 99979 
136 . | 99980 
137 . 99990 


Services furnished by business, employers and professional organizations services 
Services furnished by trade unions 
Services furnished by other membership organizations 
Audiovisual and related services 
Performing arts and other live entertainment event presentation and promotion services 
Services of performing and other artists 
Museum and preservation services 
Sports and recreational sports services 
Services of athletes and related support services 
Other amusement and recreational services 
Washing, cleaning and dyeing services 
Beauty and physical well -being services 
Funeral , cremation and undertaking services 
Other miscellaneous services like escort services etc . 
Domestic services 
Services provided by extraterritorial organizations and bodies 


Annexure - VI 


Service Exports Reporting Form 
Service & Software Export Reporting Form 


Part A : General Information Section 


Request ID 
Name & Address of 
Exporter (SEZ /STPI unit) 
LOA Number 
SEZ 

Name/STPI 
Directorate 
Date of submission 


IEC Code 
GSTIN 
LOA Date 
Location & Port Code for 
SEZ 
Reporting Month 


Part B : Service Exports (IT & IT enabled Services ) 


B1: Software Exports (Offsite ) 


Sr. Client 
No . Name 


Client 
Address 


Country Contract/ 

Agreement 
No. & Date 


Software 
| Type * 


Currency 


Invoice 
No. 


Invoice 
Date 


Value of 
Software 
Exports 


Deduction 
(if any) 


Net 
Realizable 
Value 


B2: Software Exports (Onsite ) 


Country 


Sr. Client 
No . Name 


Client 
Address 


Invoice 
Date 


No . 


Contract/ | Software | Invoice 
Agreement | Type * 
No . & 
Date 


Currency | Value of 

Software 
Exports 


Deduction | Net 
(if any) Realizable 

Value 


B3: Royalty from Software 
Sr. Client Client Country 
No. Name Address 


Invoice 
Date 


Type * 


Currency | Royalty 

Value 


No. 


Contract/ 
Agreement 
No . 
Date 


Deduction | Net 
(if any) Realizable 

Value 


[ 471 1 - 0u5 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Part C : Service Exports other than IT & IT enabled Services 


Clien 


Country 


Invoice 


Currency 


Value 


Sr. 
No. 


Service 
Code * 


Service 
Category 
Name 


3927 


Client 
Address 


Contract/ 
Agreement 
No. & Date 


Invoice 
No. 


Deduct Net 
- ion Realizabl 


Date 


Nam 


Export 


Value 


* Code for Service Export Category will be available as a master value 
Part D : Exporter Declaration 


As per instructions/circulars/public notice issued in this regard , we are submitting herewith the details of all the invoices 
issued by SEZ /STPI Unit towards export of services . It is submitted herewith that these services exports pertain directly 
to the SEZISTPI Unit and are eligible to be considered as exports of the SEZ /STPI Unit and export proceeds will be 
realized in accordance with the norms stipulated by RBI from time to time. 


Place 


Date . 


Name & Designation . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . ALOK KUMAR Dog 


der 


